PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ.. , NOV . 11 , 2014 ( KRTK. 20 , 1936 SAKA) 


1271 


सिंचाई विभाग 


उद्घोषणा 


दिनांक 10 अक्तूबर , 2014 


क्रमांक 1317612एल ०. - जैसा कि राज्यपाल हरियाणा को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा , 
सरकारी व्यय पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् जय श्री ड्रेन आर0 डी00 से 14000 (सिवाय आर 0 डी 0 5000 से 7500 पाईप लाईन ) आउट 
फालिंग आर ० डी ० 89000 आर० लोहारू फिडर तक बरसाती पानी ले जाने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है ।निर्माण के लिए मीसरी 
कमोद- रावलधी, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी से भूमि की जानी अपेक्षित है । जिसके लिए एक अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 
1894 की धारा 4 के अन्तर्गत हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग के द्वारा अधिसूचना संख्या 9955 /2-एल दिनांक 12 नवम्बर , 2013 के अधिनियम , 
1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 4 के खण्ड 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के तहत जारी की जा चुकी है तथा हरियाणा सरकार 
के गजट ( असाधारण) में तिथि 31 दिसम्बर, 2013 को छप चुकी है । 


- 


एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट में वर्णित भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यकता है । यह अधिसूचना भूमि 
अधिग्रहण, 1894 की धारा 6 के खण्ड 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पढ़ते हुए उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए दी जाती 
है, जिनका इससे सम्बन्ध है । अब हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार जिला राजस्व अधिकारी/भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सिंचाई विभाग, 
भिवानी भूमि अधिनियम 1894 की धारा 6 के पूर्व कथित अधिसूचना में छपी तथा घोषणा के साथ विशिष्टियों में वर्णित भूमि को अपने कब्जे में ले 


लेवे । 


भूमि का नक्शा (प्लान ) जिला राजस्व अधिकारी/जिला भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, सिंचाई विभाग, भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता, बोन्द 
जल सेवाएं मण्डल , भिवानी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


( 1 ) 


( i) जिला 


भिवानी 


( ii ) तहसील 


चरखी दादरी 


(ii ) गांव 


रावलधी 


(iv ) हदबस्त नं ० 


148 


( v) क्षेत्रफल 


2.44 एकड़ 


( vi) खसरा नं ०/किला नं ० 


मुरब्बा नं ० 


किला नं ० 


1 


2 


58 


47 


34 


12/1मिन(0-4),20 /1/3मिन( 0-7 ), 2मिन(0-16), 9मिन(0-16), 11 /2मिन(0-8 ) 
उमिन( 0-15), 8मिन( 0-4 ), 9/1मिन(0-11), 12/2मिन (0-16), 19/1मिन( 0-16), 22मिन(0-16) 
3/2मिन(0-8 ), 4मिन(0-8), 8/1मिन( 0-17), 13/2मिन( 0-17 ), 18मिन(0-16), 23मिन(0-16 ) 
4/2 मिन (1-5), 5मिन( 0-5 ), 7 /1/1 मिन (0-16), 14मिन( 0-17), 17मिन(0-17), 24/2मिन(0-17 ) 
मिन(0-5), 45मिन(1-5), 16मिन (1-5), 25मिन(1-4) 
रास्ता 569मिन( 0-2), 37मिन(0-1), 50मिन( 0-1) 


21 


10 


1272 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 11, 2014 (KRTK . 20 , 1936 SAKA ) 


[ PARTI 


( 2 ) 


( i) जिला 
(ii) तहसील 


भिवानी 
चरखी दादरी 


( ii ) गांव 


कमोद 


134 


(iv) हदबस्त नं ० 
( v) क्षेत्रफल 


2.86 एकड़, 


( vi) खसरा नं ० /किला नं ० 


मुरब्बा नं ० 


किला नं ० 


1 


2 


14 


18 


19 


35 


46 


59 


69 


25मिन(0-1) 
5मिन (1-5), 6मिन( 1-5 ), 15मिन(1-5 ), 16/1मिन(0-11 ), 16 /2मिन( 0-12), 25 /2मिन( 0-7) 
21 मिन( 0-18 ) 
1मिन( 1-5 ), 10मिन (1-5), 11/2मिन(1-3), 12मिन(0-1), 19मिन( 1-5 ), 22/1मिन(1-1), 22/ 2मिन( 0-3 ) 
211मिन( 1-2), 9/2मिन(0-7 ), 12/1मिन(0-8). 19/2मिन( 0-8), 22/1मिन(0-7), 22/2मिन( 0-3), 9/1मिन( 0-5) 
12/1 मिन(0-8 ), 20 /1/2मिन( 0-8), 21/211मिन( 0-8), 2/2/1मिन(0-6), 9/2मिन (0-3) 
16 /1मिन( 0-5), 25 /2मिन ( 0-6 ), 25/3मिन( 0-18 ), 16 /1/2मिन(0-3 ), 25/ 212मिन(0-5) 
1/1मिन( 0-8), 10/2मिन( 0-8), 20/2मिन(0-3 ), 11/1मिन(0-8 ) 
5 मिन (1-4 ), 6मिन( 1-0 ) 
रास्ता 108मिन(0-2), 100मिन ( 0-1), 107 मिन (0-2) 
( 3 ) 

भिवानी 
( ii) तहसील 

चरखी दादरी 
मिसरी 


70 


82 


(i) जिला 


(iii ) गांव 


136 


(iv) हदबस्त नं ० 
(v) क्षेत्रफल 


3.14 एकड़ 


( vi ) खसरा नं ०/किला नं ० 


मुरब्बा नं . 


किला नं ० 


1 


2 


71 


85 


86 


93 


4/2मिन ( 1-5), 7/1 मिन( 1-5), 14 /2मिन( 0-9), 15मिन( 0-13 ), 16 /1 मिन( 0-11), 16/2मिन(0-15), 25/2मिन( 1-5) 
35/2/1मिन( 1-2 ), 6/1मिन(0-1) 
1/1मिन( 0-2), 10/2मिन( 1-5), 11मिन( 1-5), 20/1मिन( 1-5 ), 21 /2मिन(0-12), 22मिन( 0-12 ) 
2मिन(1-5), 9/1मिन(1-5 ), 12 /2मिन ( 1-3 ), 13 मिन(0-1), 18मिन(1-0), 19/1/2मिन(0-2 ), 23मिन(1-5 ) 
3/2मिन(0-15), 3/3मिन(0-11), 18/1मिन( 0-19), 7 मिन ( 0-7), 14 मिन(1-5). 17/1मिन( 1-4 ), 24/2मिन(1-5) 
रास्ता 108मिन( 0-5 ), 120मिन(0-2 ), 130मिन(0-2) 

आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 


100 


(हस्त ). . 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


. 


PARTI ) 


HARYANA GOVT. GAZ . , NOV, II , 2014 (KRTK . 20 , 1936 SAKA ) 


1273 


IRRIGATION DEPARTMENT 


LOHARU WATER SERVICES CIRCLE BHIWANI 


The 10th October, 2014 


No. 13176 /2 -L. - Whereas ,it appears to the Governor ofHaryana that the land specified below is needed by the 
Government at the public expenses, for public purpose, namely, increasing capacity of Jai Shree Drain from 
RD 0 to 14000 (Except RD 5000 to 7500 pipe line) outfalling at RD 89000 -R Loharu feeder in village Rawaldhi, 
Kamod and Mishri, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani for which the notification under Section (4 ) of Land 
Acquisition Act 1894 has been issued vide Haryana Government, Irrigation Department Notification No. 9955 /2- L 
dated 12th November, 2013 and published in Haryana Government Gazeite on dated 31st December, 2013 . 

It is hereby declared that the land in the locality specified below is required for the above purpose . 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894, ( Act 1 of 1894 ), for 
information to all whom it may concern . The Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector, to 
take possession of the said land under Section 6 of the land Acquisition Act, 1894. 

Plan of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector, Irrigation Branch , Bhiwani and 
Executive Engineer, Bond Water Services Division , Bhiwani on any working day . 

Specifications 
( 1) District 

Bhiwani 


(ii) Tehsil 


Charkhi Dadri 


( iii) Village 


Rawaldhi 


148 


( iv ) Hadbast No. 
( v ) Area 
( vi) Khasra No./Killa No.: 


2.44 Acres 


Rectangle No. 


Killa No. 


1 


2 


58 


47 


34 


12 / 1Min (0-4 ), 20 / 1/3Min (0-7), 2Min (0-16 ), 9Min (0-16 ), 11/2Min (0-8 ) 
3Min (0-15), 8Min (0-4 ), 9/1Min (0-11), 12 /2Min (0-16 ), 19/1Min (0-16 ), 22Min (0-16 ) 
3/2Min (0-8 ), 4Min (0-8 ), 8/1Min (0-17 ), 13/2Min (0-17), 18Min (0-16 ), 23Min (0-16 ) 
4 /2Min ( 1-5 ), 5Min (0-5 ), 7/1/1Min (0-16 ), 14Min (0-17 ), 17 Min (0-17) , 24 /2Mia (0-17) 
6Min (0-5 ), 15 Min ( 1-5 ), 16Min ( 1-5 ), 25Min ( 1-4 ) 
Rasta No. 569Min (0-2 ), 37Min (0-1), 50Min (0-1) 


21 


10 


( 2 ) 


District 


Bhiwani 


Charkhi Dadri 


Kamod 


( ii ) Tehsil 
(iii ) Village 
(iv ) Hadbast No. 
(v ) Area 
( vi) Khasra No./Killa No.: 


134 


2.86 Acres 


Rectangle No. 


Kiila No. 


2 


14 


25Min ( 0-1 ) 
SMin ( 1-5 ), 6Min ( 1-5 ), 15Min ( 1-5 ) , 16/1Min (0-11), 16 / 2Min (0-12 ), 25 /2Min (0-7 ) 


18 


19 


21Min ( 0-18 ) 


1274 


HARYANA GOVT. GAZ ., NOV. 11 , 2014 (KRTK . 20 , 1936 SAKA ) 


( PARTI 


1 


2 


35 


IMin ( 1-5 ), 10Min ( 1-5 ). 11/2Min ( 1-3 ), 12Min (0-1), 19Min ( 1-5 ), 22/1Min ( 1-1), 22/2Min (0-3) 


46 


2/1Min ( 1-2 ), 9 /2Min (0-7), 12/1Min (0-8), 19 /2Min (0-8 ), 22/1Min (0-7), 22/2Min (0-3 ), 
9/1Min (0-5 ) 


59 


12/1Min (0-8), 20 / 1/2Min (0-8 ), 21/2/1Min (0-8 ), 2/2/1Min (0-6 ), 9/2Min (0-8 ) 


69 


16 / 1Min (0-5 ), 25 /2Min (0-6 ), 25 /3Min (0-18). 16 / 1/2Min (0-3 ), 25 /2 /2Min (0-5 ) 


70 


1 /1Min (0-8 ), 10 /2Min (0-8 ), 20 /2Min (0-3), 11/1Mjn (0-8 ) 


82 


5Min ( 1-4 ), 6Min ( 1-0 ) 


Rasta No. 108Min (0-2 ), 100Min (0-1), 107Min (0-2 ) 


(3 ) 


(i) 


District 


Bhiwani 


Tehsil 


Charkhi Dadri 


(iii ) Village 


Mishri 


(iv ) Hadbast No. 


136 


(v ) 


Area 


3.14 Acres 


( vi) Khasra No./Killa No.: 


Rectangle No. 


Killa No. 


2 


71 


4 /2Min ( 1-5), 7/1Min ( 1-5 ), 14 /2Min (0-9), 15Min (0-13), 16 /1Min ( 0-11), 16 /2Min (0-15), 
25 /2Min ( 1-5 ) 


85 


35/2/1Min ( 1-2 ), 6/1Min (0-1) 


86 


1/1Min (0-2 ), 10 /2Min ( 1-5 ), 11Min ( 1-5 ), 20/1 Min ( 1-5 ), 21/2 Min (0-12 ), 22Min (0-12 ) 


93 


2Min ( 1-5 ), 9/1Min ( 1-5 ), 12 /2Min ( 1-3), 13Min (0-1), 18Min ( 1-0 ), 19/1/2Min (0-2 ), 23Min ( 1-5 ) 


100 


3/2Min(0-15 ), 3/ 3Min (0-11), 18/1Min (0-19), 7Min ( 0-7), 14Min ( 1-5), 17 /1Min ( 1-4 ), 
24/2 Min ( 1-5 ) 


Rasta No. 108Min (0-5 ) , 120Min ( 0-2 ), 130Min (0-2 ) 


By the order of Governor of Haryana . 


( Sd .)..., 
Superintending Engineer, 
Loharu Water Services Circle , Bhiwani. 


